578 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 27, 1975 (JYST . 6 , 1897 SAKA ) 


[ PART 1 


The 20th May , 1975 
No. 1697-1HG - 75 / 15012. - In exercise of the powers conferred by clause ( g) of section 2 of the 
Haryana Housing Board Act, 1971, and all other powers enabling him in this behalf , and in supersession 
of Haryana Government notification No. 1752-1HG-74/ 19304, dated the 25th June , 1974, the Governor of 
Haryana hereby authorises the persons mentioned in column 2 of the schedule given below to perform the 
functions of the competent authority under Chapter VI for the areas specified against each in column 3 
thereof : 


SCHEDULE 


Persons 


Serial 
No. 


Areas 


2 


3 


1 . 


Estate Manager , 
Housing Board , 
Haryana , Panipåt 


Housing Board Colonies 
at Panipat, Sonepat and Karnal 


2 . 


Estate Manager, 
Housing Board , 
Haryana Ambala . 


Housing Board Colonies at Ambala , 
Panchkula and Yamuna Nagar . 


B. S. OJHA , Commissioner and Secy, 


DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMEFT, HARYANA 


The 21st May , 1975 


No. 2217 - IECD1-75 /4327.-- Shri Partap Singh Dahiya Agriculture Inspector will hold the current 
charge or the Block Development and Panchayat Ofi icer, Safidon Bl_ck , tempora ily in addition to bis 
own duries wi hout extra allowances till a BILCK Development and Panchayat Oricer is posted in that 
Block . 


2. While holding the charge of the aforementioned Officer shall exercise the powers of Drawing 
Disbursing and Controlling Officer in respect of Safidon Block . 


K. C. SHARMA , Dy Secy . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागौर 


दिनांक 15/16 मई , 1975 


क्रमांक 1108- ज(II)-75/12876.-- श्री . ईशर सिंह, पुन श्री चन्दा सिंह , निवासी रुड़की , तहसील थाने सर, जिला 
कुरक्षेत्र की दिनांक 16 जून, 1968 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 
एवं 2ए ( ii) के अधीन प्रदान की गई शक्ति 
अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री ईशर सिंह की मुब्लिग 
100 रुपए वाषिक को युद्ध जागीर, जो कि उसे पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 455- जे- सी -51/ 772-ए, दिनांक 11 
अक्तूबर , 1951 द्वारा स्वीकृत की गई थी , अब श्रीमती राम - कौर , विधवा श्री ईशर सिंह के नाम रबी , 1969 से 100 रुपये 
वार्षिक की दर से सनद में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत मंजूर की जाती है । 


दिनांक 19 मई, 1975 


क्रमांक 806-ज (II ) -75/13082.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 


PART-1] 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 27, 1975 (JYST.6, 1897 SAKA) 


685 


का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल 
तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील फसल / वर्ष जब से जागीर दी गई 


वार्षिक 


राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 , 


कुरुक्षेत्र 


बड़ौत 


थानेसर 


श्री नेकी राम , तुत्र 
श्री मंसा राम 


खरीफ, 1965 से 

रबी 1970 तक 
खरीफ , 170 से 


100 


150 


2 . 


बाखली 


श्री रखेल सिंह, पुत्र 
श्री राम सिंह 


गुहला 


रबी, 1973 से 


150 


ग्रुप नं04 


दिनांक 21 मई , 1975 


क्रमांक 1187 -ज ( II) -75/1929 6.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है तथा उस में आज तक संशोधन किया गया है ), की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर, उनके सामने दी 
गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक जिला 


गांव व पता 


तहसील 


जागीर पाने 
वाले का नाम 


फसल / वर्ष 
जब से जागीर 
दी गई 


राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


सोनीपत 


शामड़ी 


गोहाना 


100 


श्रीमती धर्मों देवी , 
विधवा श्री थाम्बु राम 


खरीफ, 1965 से रबी , 
1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


150 


1 


कामी 


सोनीपत 


100 


श्री चेत राम , पुत्र 
श्री चुनी लाल 


खरीफ , 1967 से 
रबी , 

1970 तक 
खरीफ, 1970 से 


150 


यशवन्त कुमार जैन , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


